E0 


( 


INE 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 फाल्गुन, 1940 ( श०) 
25 फरवरी, 2019 ( ई० ) 


संख्या - 145 राँची, सोमवार , 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
4 फरवरी, 2019 


संख्या -3/ पद -01( ख)-09/ 2014 का०-1063-- श्री विशालदीप खलखो, झाप्रसे० ( द्वितीय बैच , गृह 
जिला- राँची) की सेवा राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश 
तक इनकी सेवा अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) विभाग, झारखण्ड, 
राँची को सौंपी जाती है । 

संख्या -3/पद -01( ख)-09/ 2014 का०-1064 -- श्री प्रिंस गोडवीन कुजूर , झा०प्र०से० ( तृतीय बैच गृह जिला 
गुमला), कार्यपालक दण्डाधिकारी , लातेहार की सेवा राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची , 
को सौंपे जाने से संबंधित विभागीय अधिसूचना सं०- 1646 दिनांक 05.03. 2018 को विलोपित करते हुए इनकी 
सेवा अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) विभाग, झारखण्ड, राँची को 
सौंपी है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच०के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


रख05 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 145 -- 50 


